निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 753 ) 


9 आश्विन 1935 ( श० ) 
पटना, मंगलवार , 1 अक्तूबर 2013 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

23 सितम्बर 2013 
सं0 अ0सं0क0 - 1 - 17 / 2011 - 1096 — बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 53वीं से 55वीं संयुक्त प्रतियोगिता 
परीक्षा के आधार पर अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन वेतनमान रु० 
9300 - 38400 - ग्रेड पे - 5400 में राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान जिला 
अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है । 


क्र० सं० 

1 
2 


मेघा क्रमांक 

78 
97 
101 
102 


4 


5 


मा0 । 


109 


113 


117 


8 


अभ्यर्थी का नाम 
श्री विकास राय 
सुश्री अनुकृति जयपुरियार 
सुश्री नूपुर 
श्री रवि शंकर 
| मो० रिजवान अहमद 
श्री सत्येन्द्र त्रिपाठी 
श्री उपेन्द्र कुमार यादव 
श्री अनीश कुमार सिन्हा 

श्री रजनीश कुमार राय 
| श्री किशोर कुमार आनन्द 
श्री राजीव रंजन 
श्री निरंजन कमार 
श्री शशि भूषण तिवारी 
सुश्री शिखा गर्ग 
श्री कपिल कुमार 
श्री राकेश कुमार 
श्री अवधेश कुमार 


11 
12 
13 
14 


120 
125 
139 
144 
146 
149 
153 
160 


15 


162 


16 
17 


166 


174 


20 


22 


23 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 अक्तूबर 2013 
क्र० सं० अभ्यर्थी का नाम 

मेघा क्रमांक 
18 श्री वैद्यनाथ प्रसाद 

169 
19 श्री नीलिमा साहू 
| श्री जयन्ति 

228 
21 | श्री मो0 अब्दुल रशीद अंसारी 

235 
श्री राहुल कुमार 

236 
| सुश्री प्रियंका कुमारी 

253 
| श्री अनुराग कुमार 

270 
मु0 खिलाफत अंसारी 

285 
| मो0 साजिद 

300 
श्री राघवेन्द्र कुमार दीपक 

310 
| श्री रतन 

602 
श्री अशोक कुमार दास 

738 
30 | श्री अरूण पासवान 

845 
31 श्री जितेन्द्र कुमार 

882 
32 श्रीमती सुनीता सोनू 

886 
33 श्री सुबोध कुमार 

888 
34 श्री चन्दन कुमार 

945 


25 


26 


27 
28 


2. अभ्यर्थियों को तत्काल औपबंधिक रूप से इस शर्त के साथ नियुक्ति की जाती है कि यदि विशेष शाखा या 
पुलिस अधीक्षक से उनके संबंध में तथा उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण - पत्र / अन्य प्रमाण - पत्रों की सम्पुष्टि 
अभ्यर्थी के क्रम में कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है अथवा कोई गड़बड़ी पायी जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी की 
सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जा सकेगी । 

3. सभी नियुक्ति अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेघा 
क्रमांक के अनुरूप होगी । 

4. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 25. 9. 2013 के पूर्वाहन में अल्पसंख्यक कल्याण 
विभाग , बिहार, पटना में पूर्वाह्न में समर्पित कर उसी दिन अपराह्न में आधारभूत प्रशिक्षण हेतु बिहार लोक प्रशासन एवं 
ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ , पटना में उपस्थित होंगे । 

5. जिन अभ्यर्थियों ने जाँच के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वांछित शैक्षणिक / जाति / आवासीय 
प्रमाण - पत्र इत्यादि समर्पित / प्रस्तुत नहीं किया है वे योगदान के साथ उक्त वांछित प्रमाण - पत्र निश्चित रूप से 
समर्पित करेंगे अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा । 

6. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं0 - 1919 दिनांक 18.01. 1976 के अनुपालन में 
दहेज न लेने संबंधी घोषणा – पत्र अनिवार्य रूप से योगदान के समय प्रस्तुत करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 753 - 571 + 50 -डी०टी०पी० । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


